निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


नि 


संख्या 45 


15 कार्तिक 1941 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

6 नवम्बर 2019 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-7 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


और 2 , 


भाग - 5 - बिहार विधान 

मंडल में पुर : 

स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


8-8 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 

भारत गजट । और राज्य गजटों के 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


नियम , 


9-9 


उद्धरण। 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 6 नवम्बर 2019 


भाग -1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , 

शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


गृह 

विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

01 नवम्बर 2019 
सं 0 09 / सी 0 बी 0 आई0-80-15 / 2019 - गृ0 आ0-9112 --दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम -1946 (1946 का 
अधिनियम -25 ) की धारा -6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, नगर थाना नवादा कांड 
संख्या-592 / 19, दिनाांक -09.05.2019, धारा -409 / 420 / 467 / 468 भा द0 वि 0 , जो प्रधान डाकघर नवादा में धोखाधड़ी एवं 
सरकारी राशि के गबन से संबंधित है, के अनुसंधान / पर्यवेक्षण एवं अन्य अपेक्षित कार्रवाई के लिए दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापना के सदस्यों को समूचे बिहार राज्य में शक्तियों एवं अधिकारिता के प्रयोग के लिए सहमति देते हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार 

सिन्हा, अपर सचिव । 
The 1st November 2019 
No. 9 / C.B.1-80-15 / 2019 HP - 9112 --- In exercise of the powers conferred under section -6 
of the Delhi Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946 ), the Governor of Bihar is pleased to 
accord his consent to exercise of powers and jurisdiction to the whole of Bihar to the members 
of Delhi Special Police Establishment to investigate /supervise and inquire into the Nawada 
Town P.S. Case No - 592 / 19 , Dated- 09-05-2019 , Section- 409 / 420 / 467/ 468 I.P.C. which relates to 
fraud and embezzlement of Government money in Head Post Office, Nawada . 

By order of the Governor of Bihar, 
Ranjan Kumar Sinha, Addl. Secretary . 


लघु जल संसाधन विभाग 


क . 


घ . 


अधिसूचनाएं 

15 अक्तूबर 2019 
सं ० प्र ० / लज ० स ० / " जल - जीवन - हरियाली " अभियान / 19-7343 -- ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प संख्या 
442496 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा " जल - जीवन - हरियाली" अभियान का प्रारम्भ किया गया है । उक्त अभियान में लघु जल 
संसाधन विभाग द्वारा व्यापक पैमाने पर सतही योजनाएँ ली जा रही है । इन योजनाओं की सतत् मोनेटरिंग आवश्यक है । 
उक्त मोनेटरिंग हेतु निम्न प्रकार प्रमण्डल स्तरीय समिति गठित की जाती है: 
प्रमण्डलीय आयुक्त 

अध्यक्ष 
ख . क्षेत्रीय उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग 

सदस्य 
ग . वन संरक्षक 

सदस्य 
क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि 

सदस्य 
ड .. क्षेत्रीय उप निदेशक , पंचायती राज 

सदस्य 
च . अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग 

सदस्य 
अधीक्षण अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग 

सदस्य सचिव - सह - संयोजक 
2. उक्त समिति " जल - जीवन - हरियाली" अभियान के तहत ली जाने वाली योजनाओं एवं चल रही योजनाओं की 
प्रगति की समीक्षा मासिक रूप से करेगी एवं कार्यान्वयन की गुणवत्ता का अनुश्रवण करेगी । समिति यदि आवश्यक समझें तो 
लघु जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता को विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है । 

3. उक्त समिति प्रमण्डल के जिलों के अन्तर्गत Water Bodies में हो रहे अतिक्रमण तथा उसको हटाये जाने की 
प्रगति की भी समीक्षा करेगी । 
4. प्रमण्डलीय आयुक्त समीक्षा के उपरांत एक मासिक प्रतिवदेन प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग को देंगे । 

राज्यपाल के आदेश से, 
के 0 के 0 पाठक , प्रधान सचिव । 


छ . 


बिहार गजट , 6 नवम्बर 2019 


3 


क . 


ड .. 


च . 


15 अक्तूबर 2019 
सं ० प्र ० / ल ० ज ० स ० / " जल - जीवन - हरियाली" अभियान -63 / 19-7344 - ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प संख्या 
442496 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा " जल - जीवन - हरियाली” अभियान का प्रारम्भ किया गया है । उक्त अभियान में लघु जल 
संसाधन विभाग द्वारा व्यापक पैमाने पर सतही योजनाएँ ली जा रही है । इन योजनाओं की सतत् मोनेटरिंग आवश्यक है । 
उक्त मोनेटरिंग हेतु निम्न प्रकार जिला स्तरीय समिति गठित की जाती है: 
जिला पदाधिकारी 

अध्यक्ष 
ख . उप विकास आयुक्त 

उपाध्यक्ष 
ग . कार्यपालक अभियंता, मनरेगा 

सदस्य 
घ . जिला कृषि पदाधिकारी 

सदस्य 
वन प्रमंडल पदाधिकारी 

सदस्य 
जिला पंचायती राज पदाधिकारी 

सदस्य 
छ . कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग 

सदस्य सचिव - सह - संयोजक 
2. उक्त समिति " जल - जीवन - हरियाली" अभियान के तहत ली जाने वाली योजनाओं एवं चल रही योजनाओं की 
प्रगति की समीक्षा साप्ताहिक रूप से करेगी एवं कार्यान्वयन की गुणवत्ता का अनुश्रवण करेगी । समिति यदि आवश्यक समझें 
तो लघु जल संसाधन विभाग के संबंधित अधीक्षण अभियंता को विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है । 

3. समिति " जल - जीवन - हरियाली" अभियान के तहत ली जाने वाली नई योजनाओं को चिन्हित कर विभाग को 
भेजेगी ताकि विभाग निविदा आमंत्रित कर सके । ऐसा करते समय समिति ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प संख्या 442496 
दिनांक 27.09.2019 द्वारा दिये गए मार्गदर्शिका सिद्धान्तों का अनुपालन करेगी । 

4. उक्त समिति जिले के अन्तर्गत Water Bodies में हो रहे अतिक्रमण तथा उसको हटाये जाने की प्रगति की 
भी समीक्षा करेगी । इस हेतु जिलाधिकारी संबंधित अंचल अधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अथवा जिले के किसी भी 
अन्य पदाधिकारी को आमंत्रित कर सकते हैं । 

5. उक्त समिति की अनुशंसा के बाद ही संवेदकों को भुगतान हेतु आवंटन की मांग कार्यपालक अभियंता द्वारा की 
जायगी । विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का Running Bill एवं अंतिम बिल हेतु आवंटन उक्त समिति की अनुशंसा के पश्चात 
ही कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल को भेजा जायगा । 

6. इसी समिति की बैठक में नलकूपों के संचालन की प्रगति की समीक्षा भी की जाय । नलकूपों की समीक्षा विभागीय 
संकल्प 992 दिनांक 04.02.2019 की कंडिका 7 में गठित कमिटि द्वारा की जानी है जिसके अध्यक्ष उप विकास 

आयुक्त होते 
हैं । अतः नलकूपों की समीक्षा भी इस नवगठित समिति में जिला पदाधिकारी के वरीय मार्गदर्शन में हो ताकि लघु जल 
संसाधन विभाग की समीक्षा हेतु जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त को बार - बार अलग - अलग बैठकें बुलाने की 
आवश्यकता न पड़े। 

राज्यपाल के आदेश से , 
के 0 के 0 पाठक, प्रधान सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


1 


2 


अधिसूचनाएं 

24 अक्तूबर 2019 
सं 0 6 / गो०-34-01 / 2019-3176 -- वाणिज्य कर विभाग के विभिन्न कोटि के निम्नलिखित 
पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर दिनांक 31.03.2020 तक 
प्रतिनियुक्त किया जाता है : 
क्रम पदाधिकारी का नाम 

वर्तमान पदस्थापन 

प्रतिनियुक्ति का कार्यालय 
सं ० 

3 

4 
1 श्री सुरेन्द्र प्रसाद , 

राज्य - कर उपायुक्त , 

राज्य - कर उपायुक्त, 
राज्य - कर उपायुक्त 

मोतिहारी अंचल 

अंकेक्षण, पटना पश्चिमी 

प्रमंडल, पटना 
2 श्री प्रशांत कुमार झा , राज्य - कर राज्य - कर सहायक आयुक्त , राज्य - कर सहायक आयुक्त , 
सहायक आयुक्त 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सम्प्रति पटना विशेष अंचल , पटना 
मुख्यालय ( जी 0 एस 0 टी 0 

कोषांग ) में प्रतिनियुक्त 
श्री संजय कुमार , 

राज्य - कर सहायक आयुक्त , 

राज्य - कर सहायक आयुक्त, 
राज्य - कर सहायक आयुक्त 

पटना सिटी पश्चिमी अंचल पटना विशेष अंचल, पटना 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जनक राम , उप – सचिव । 


3 


4 


बिहार गजट , 6 नवम्बर 2019 


: 


गृह जिला 


4 


24 अक्तूबर 2019 
सं 0 6 / गो०-34-04 / 2019-3177-- वाणिज्य कर विभाग के नवनियुक्त परीक्ष्यमान राज्य कर 
सहायक आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -5 में अंकित पद 
एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है 
क्र ० सं ० परीक्ष्यमान राज्य - कर 

मेधा क्र ० 

पदस्थापन का पद एवं स्थान का 
सहायक आयुक्त का 

नाम 
नाम 
1 2 3 

5 
1 

राज्य कर सहायक आयुक्त, 
श्री असीम कुमार 

26 पटना 

पटना विशेष अंचल 

राज्य कर सहायक आयुक्त , जमुई 
2 श्री रवि जैन 

129 देवघर 

अंचल 

राज्य कर सहायक आयुक्त, 
3 श्री सुमन कुमार मिश्रा 130 

मधुबनी 

पाटलीपुत्रा अंचल 
श्री संजय कुमार मिश्र 

राज्य कर सहायक आयुक्त , 
133 दरभंगा 

पाटलीपुत्रा अंचल 
5 

राज्य कर सहायक आयुक्त , 
श्री पवन कुमार मिश्र 
135 

अररिया 

पूर्णिया अंचल 

राज्य कर सहायक आयुक्त , 
6 प्रिया कुमारी 

136 जहानाबाद अन्वेषण ब्यूरो, पटना पश्चिमी 

प्रमंडल 
7 श्री ज्योति नन्दन 

राज्य कर सहायक आयुक्त , 
138 गया 

शाहाबाद अंचल 

राज्य कर सहायक आयुक्त , 
8 श्री रवीश कुमार सिंह 142 

धनबाद 

बाढ़ अंचल 
श्री चंदन कुंवर 
9 

राज्य कर सहायक आयुक्त, कदम 
144 गोपालगंज 

कुंआ अंचल 

राज्य कर सहायक आयुक्त , 
10 आकांक्षी 

150 दरभंगा 

पटना विशेष अंचल 
11 श्री गौरव 

राज्य कर सहायक आयुक्त, कदम 
158 सहरसा 

कुआं अंचल 
अमेठी 

राज्य कर सहायक आयुक्त , 
12 श्री ललितेन्दु राय 

160 ( उत्तर प्रदेश) 

मोतिहारी अंचल 
श्री निखिल कुमार 

राज्य कर सहायक आयुक्त , 
13 

162 
बिसेन 

भोजपुर 

मुजफ्फरपुर, पश्चिमी अंचल 

वाराणसी राज्य कर सहायक आयुक्त , 
14 भावना श्री 

165 ( उत्तर प्रदेश) 

कैमूर अंचल 

राज्य कर सहायक आयुक्त , 
15 

167 पटना 

नवादा अंचल 
16 

राज्य कर सहायक आयुक्त , 
श्री सीतेश कुमार 170 पूर्वी चंपारण 

गोपालगंज अंचल 
17 श्री रितेश राज 

राज्य कर सहायक आयुक्त, 
191 बांका 

जमूई अंचल 

राज्य कर सहायक आयुक्त, 
18 मो ० आशिफ 193 बेगुसराय 

नवादा अंचल 
19 

राज्य कर सहायक आयुक्त , 
मो 0 इरफान हैदर 

196 औरंगाबाद 

बाढ़ अंचल 

राज्य कर सहायक आयुक्त, 
20 श्री कुमार नयन 

210 पटना 

सारण अंचल 

राज्य कर सहायक आयुक्त , 
21 श्री रवि रंजन राज 

211 पटना 

सीतामढ़ी अंचल 
मऊ 

राज्य कर सहायक आयुक्त , 
22 श्री चन्द्र शेखर सिंह 214 

( उत्तर प्रदेश) 

कैमूर अंचल 


मयंक मृणाल 


बिहार गजट , 6 नवम्बर 2019 


5 


23 


श्री सुजीत कुमार 


219 


मुंगेर 


24 


श्री साकेत सुमन 


220 


भागलपुर 


25 


श्री सुजीत कुमार 


229 


गया 


26 


असलम दानिश 


232 


किशनगंज 


राज्य कर सहायक आयुक्त , 

जहानाबाद अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

सुपौल अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

औरंगाबाद अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

बिहार शरीफ अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 
अन्वेषण ब्यूरो, पटना पश्चिमी 

प्रमंडल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

मुंगेर अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

जहानाबाद अंचल 


27 


दीपिका कश्यप 


241 


जहानाबाद 


28 


श्री रत्नेश रंजन 


251 


पटना 


29 


श्रीमती पूनम कुमारी 


252 


सिवान 


30 


गरिमा चौधरी 


राज्य कर सहायक आयुक्त , 


260 


पटना 


दानापुर अंचल 


31 


श्रीमती वंदना वशिष्ठ 


262 


पूर्णिया 


32 


सृष्टि प्रिया 


269 


पटना 


33 


निधि कुमारी 


271 


कटिहार 


34 


सुस्मिता कुमारी 


310 


अररिया 


35 


दीपा ज्योति 


327 


पटना 


36 


वन्दना भारती 


329 


खगडिया 


37 


मेधा श्रेयसी 


338 


मुंगेर 


38 


अब्दुल रशीद अंसारी 


376 


सिवान 


39 


मो 0 जावेद अख्तर 


381 


गोपालगंज 


राज्य कर सहायक आयुक्त, 

कटिहार अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

पटना उत्तरी अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 
पटना गाँधी मैदान अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त, 

मधेपुरा अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

पटना उत्तरी अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

बेगूसराय अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त, 

लखीसराय अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

बेतिया अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

मधुबनी अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त, 

सीतामढ़ी अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

गोपालगंज अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

सीतामढ़ी अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

खगड़िया अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

फारबिसगंज अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

लखीसराय अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

बक्सर अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

मोतिहारी अंचल 


40 


श्री हर्षराज आनन्द 


387 


शेखपुरा 


41 


श्री मनोज कुमार सिंह 


414 


खगडिया 


42 


श्री संजीवानंद 


417 


मधुबनी 


43 


श्री सुनील कुमार 


425 


लखीसराय 


44 


टुटु कुमारी 


436 


कटिहार 


45 


श्री अश्विनी कुमार 

प्रदीप 


437 


पूर्णिया 


46 


सबानाज परवीन 


442 


भोजपुर 


47 


स्मिता शर्मा 


471 


लखीसराय 


6 


बिहार गजट , 6 नवम्बर 2019 


48 


श्री मनीष प्रभाकर 


693 


भागलपुर 


49 


श्री जय शंकर कुमार 


704 


पूर्वी चंपारण 


50 


श्री मृत्युंजय कुमार 


709 


पूर्वी चंपारण 


51 


श्री शुभ आशीष 


711 


मुजफ्फरपुर 


राज्य कर सहायक आयुक्त , मुंगेर 

अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

हाजीपुर , अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त, 

तेघड़ा अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

रक्सौल अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

बगहा अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

बेतिया अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त, 

शाहाबाद अंचल 


52 


श्री प्रेम प्रकाश चौधरी 


731 


नालंदा 


53 


श्री राजा बाबू 


863 


मुजफ्फरपुर 


54 


रानी कुमारी 


904 


पटना 


55 


बबिता कुमारी 


931 


गया 


56 


ज्योत्सना भारती 


955 


नालंदा 


राज्य कर सहायक आयुक्त , 

औरंगाबाद अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 

नवादा अंचल 
राज्य कर सहायक आयुक्त , 
अन्वेषण ब्यूरो, मगध प्रमंडल, 

गया 


57 


श्री पंकज कुमार सिंह 


1501 


औरंगाबाद 


2. सभी परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त अधिसूचना निर्गमन के सात दिन के अन्दर अपने 
नव पदस्थापित स्थान पर योगदान करेंगे । 

3. जिन परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का कोषागार प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यालयों से संबंधित प्रशिक्षण 
शेष रह गया है वे योगदान के उपरान्त प्रशिक्षण हेतु निर्धारित तिथि को प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित 


करेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

जनक राम , उप - सचिव । 


30 अक्तूबर 2019 
सं 0 6 / गो0-34-01 / 2019-3205 / वा 0 कर -- श्री मनीष कुमार गुप्ता , राज्य – कर सहायक आयुक्त, मुंगेर अंचल , 
मुंगेर को राजकीय राजस्व हित में 31 मार्च, 2020 तक राज्य कर सहायक आयुक्त , भागलपुर अंचल, भागलपुर के पद पर 
प्रतिनियुक्त किया जाता है । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जनक राम, उप - सचिव । 


मेधा क्र ० 


गृह जिला 


30 अक्तूबर 2019 
सं 0 6 / गो०-34-04 / 2019-3204-- वाणिज्य कर विभाग के नवनियुक्त परीक्ष्यमान राज्य कर 
सहायक आयुक्त कोटि के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -5 में अंकित पद 
एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 
क्र ० सं ० परीक्ष्यमान राज्य कर 

पदस्थापन का पद एवं 
सहायक आयुक्त का नाम 

स्थान का नाम 
1 2 

3 4 

5 
श्री सिंकेश कुमार 

154 पूर्णियाँ 

समस्तीपुर अंचल 
2 वन्दना कुमारी 

194 बेगुसराय 

दरभंगा अंचल 
देवाश्री 

209 रोहतास 

भागलपुर अंचल 
4 श्री अभिनव आनन्द 

238 कैमूर (भभुआ ) सिवान अंचल 
5 श्री सोनु कुमार 

616 रोहतास 

सहरसा अंचल 
6 श्री भास्कर कुमार रजक 

682 सहरसा 

किशनगंज अंचल 


1 


3 


बिहार गजट , 6 नवम्बर 2019 


7 


2. सभी परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक आयुक्त अधिसूचना निर्गमन के सात दिनों के अन्दर अपने 
नव पदस्थापित स्थान पर योगदान करेंगे । 

3. जिन परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का कोषागार प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यालयों से संबंधित प्रशिक्षण 
शेष रह गया है वे योगदान के उपरान्त प्रशिक्षण हेतु निर्धारित तिथि को प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित 


करेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

जनक राम, उप – सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 33-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


8 


बिहार गजट , 6 नवम्बर 2019 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि। 


आदेश , 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

शुद्धि पत्र 

28 अक्तूबर 2019 
सं0 6 / गो0-34-01 / 2019-3196 -- वाणिज्य कर विभाग के राज्य - कर संयुक्त आयुक्त कोटि के पदाधिकारियों 
का स्थानान्तरण से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या -1857 दिनांक 28.06.2019 के क्रमांक 04 के कॉलम -5 में वर्तमान 
पदस्थापन स्थान “ राज्य - कर संयुक्त आयुक्त सम्प्रति निदेशक (वित्त ) राज्य स्वास्थ्य समिति , बिहार " के स्थान पर “ राज्य - कर 
संयुक्त आयुक्त - सह - अपर निदेशक (वित्त), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार " एवं क्रमांक 14 के कॉलम -6 में पदस्थापन का पद 
एवं स्थान का नाम " राज्य - कर संयुक्त आयुक्त सम्प्रति निदेशक (वित्त) राज्य स्वास्थ्य समिति , बिहार " के स्थान पर 
" राज्य - कर संयुक्त आयुक्त - सह - अपर निदेशक (वित्त), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार " पढ़ा जाय । 
2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
( ह0 ) अस्पष्ट, उप – सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 33-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


बिहार गजट, 6 नवम्बर 2019 


9 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


सं 0 1156 -- मैं सिद्धांत अनल , पुत्र श्रीमती संध्या अनल एवं श्री शिवेन्द्र अनल , निवासी द्वितीय तल्ला, B/ 26 , “ रत्न 
केदार विजय नगर, पटना -800026 शपथ पत्र संख्या 1421 , दिनांक 26.03.2019 के अनुसार मैं अब सिद्धांत सहाय के नाम से 
जाना एवं पहचाना जाऊंगा । 

सिद्धांत अनल । 
No. 1156 --- I, Siddhant Anal S/O Sri Shivendra Anal & Smt. Sandhya Anal R /O 2nd Floor 
B/ 26, " Ratna Kedar ", Vijay Nagar, Patna - 800026 has changed my name to Siddhant Sahay vide 
Affidavit No. 1421 dated 26.03.2019 . 

Siddhant Anal. 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 33-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


